1150 


HARYANA.GOVT GAZ ., AUG. 26, 1975 ( BHDR. 4, 1897 SAKA) 


[ PART I 


क्रमांक 2817-ज ( I) -75/25194.---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( नेपा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार 
सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वाषिक कीमत वाली 

युद्ध 

जागीर 
उनके सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनंद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व . पता 


तहसील 


वाषिक 


फ़सल / वर्ष जब से जागीर दी 

गई 


2 


3 


4 


5 


CO 


17 


भिवानी 


रासीबास 


100 


श्रीमती सरवन ,बिधवा 
श्री श्योचन्द 


चरखी 
दादरी 


खरीफ , 1965 से 
रखी 1970 तक 
खरीफ, 170 से 


150 


मान्ढी हरिया 


100 


श्री उमराव सिंह , पुत्र 
श्री गोबिन्द राम 


खरीफ़ , 1965 से 

रबी , 1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से 


150 


3 . 


खेडी सनवाल 


रबी, 1973 से 


150 


श्री सुलतान सिंह , 
पुत्र चन्दू 


चेहड कला 


श्री भगवान सिंह, पुत्र 
श्री सिंध राम 


लोहारू 


100 


खरीफ़ , 1965 से 
रवी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


150 


5 . 


विधवान 


100 


श्रीमती घोटां , विधवा 
श्री मौजी राम 


रवी , 1966 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


150 


राजान पाना 


भिवानी 


100 


श्रीमती यशोदा बाई, 
विधवा श्री माधो सिंह 


खुरीक 1965 से 
रबी 1970 तक 


करीफ , 1970 से 


15 ) 


क्रमांक 2211-ज ( 1)-75/25198.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) (1 ) तथा 3( 1) के अनुसार सौपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमति सोना देवी, विधवा प्रभू सिंह गांव खोड, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ को रबी, 1973 
से 150/ - रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 2112- ज- ( 11 )-75/25202 .-- श्री बस्ती राम यादव , पुत्र श्री राम सुख, गांव चमनपुरा , तहसील झज्जर,जिला 
रोहतक , की दिनांक 13 दिसम्बर , 1973 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ए ) 
तथा 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री बस्ती राम यादव की मलिग़ 150 रुपये 
वार्षिक की जांगीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2031- पार ( 4)-67/1691, दिनांक 24 मई, 1967 तथा 
5041- आर- 11-70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अव उसकी विधवा श्रीमति गौरा के नाम खरीफ , 
1974 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


